निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 824 ) पटना, बुधवार , 5 सितम्बर 2018 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

16 अगस्त 2018 
सं0सं0 - 02 / HSRP - 05 / 2018 परि० - 5385 - केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली - 1989 के नियम - 50 में 
भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशसन 
सं0 - 510 / 2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार ( परिवहन विभाग) द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम 
प्रा0 लि0 , (लिंक प्वाईट इन्फस्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली के साथ HSRP योजना के 
कार्यान्वयन हेतु एकरनामा निष्पादित किया गया है । 

2. उक्त एकरनामा की कंडिका - 2.3. 2 के आलोक में पटना जिला के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में 
पर्याप्त स्थान के अभाव में वेन्डर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों / कागजातों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित स्थलों 
को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से Deemed DTO Premises अधिसूचित किया जाता है: 
| SL. 

स्थल 
No . 


कार्य 


Utsav Safety Systems Pvt. Ltd . New Bypass Road , PratapH SRP T Cash Collection 
Nagar, jakariyapur, Near Krishna Niketan School , Lakshmi & Affixation का कार्य निजी 
nagar, Patna. 

वाहनों के लिए । 
Utsav Safety Systems Pvt. Ltd . RPS More, Arya Samaj HSRP CAT Cash Collection 
Road , S . K . Puram , Lane No. 14 , Danapur, Patna . 

& Affixation का कार्य निजी 

वाहनों के लिए । 
| Utsav Safety Systems Pvt. Ltd. 

HSRP AT Cash Collection 
Digha Ashiyana Main Road, Opp. A. K . Marble, Near Rajiv & Affixation का कार्य निजी 
Nagar Thana , Patna . 

वाहनों के लिए । 
Utsav Safety Systems Pvt. Ltd . 

HSRP HT Cash Collection 
Makdumpur, Near Dak Baba Mandir , Near Makdumpur | & Affixation का कार्य निजी 
Sub Post Office , P . O . Digha Ghat, P . S . Digha , Patna वाहनों के लिए । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2018 


कार्य 


स्थल 
No . 
2 

3 
Utsav Safety Systems Pvt. Ltd . 

HSRP का मात्र Cash 
H .No.-02 , Mihir Path , Near Hotel Siddhartha Inn , East Collection का कार्य केवल निजी 
Boring Canal Road , P . S .-Buddha Colony , Patna. 

वाहनों के लिए । 
Utsav Safety Systems Pvt. Ltd . 

HSRP Cash Collection 
New Bypass Road , Mohalla Jakariyapur, P . S . Ram Krishna & Affixation chi hold 
| Nagar, Post- Bari Pahari, Patna. 

व्यावसायिक वाहनों के लिए । 
3. मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम, (लिंकप्वाईट इन्फस्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली को 
निदेश दिया जाता है कि Deemed DTO Premises के अन्तर्गत संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (निबंधन 
प्राधिकार) के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में HSRP लगाने का कार्य सम्पादित करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश, 

( ह०) अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 824 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


